निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HOM 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 चैत्र 1944 ( श ० ) 
( सं ० पटना 175 ) पटना , शनिवार , 2 अप्रील 2022 


, 


7 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

2 अप्रील 2022 
सं ० एल ० जी०-01-10 / 2022-2826 / लेज । — बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित 
अधिनियम , जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 1 अप्रील 2022 को अनुमति दे चुके हैं , इसके द्वारा सर्व साधारण की 
सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव , 
सरकार के प्रभारी सचिव । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 अप्रील 2022 


2 . 


- 


7 


77 


[ बिहार अधिनियम 05 , 2022 ] 

बिहार पुलिस ( संशोधन ) अधिनियम , 2022 
बिहार पुलिस अधिनियम , 2007 ( बिहार अधिनियम 7 , 2007 ) की धारा -10 की उप धारा -1 में 
संशोधन के लिए अधिनियम । 

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित होः 
1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ ।- ( 1 ) यह अधिनियम बिहार पुलिस ( संशोधन ) अधिनियम , 

2022 कहा जा सकेगा । 
( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह अधिनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 
बिहार अधिनियम 7 , 2007 की धारा -10 की उप धारा- ( 1 ) में संशोधन । - उक्त अधिनियम , 

1 
2007 की धारा -10 की उप धारा- ( 1 ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा । 
“ ( 10 ) अधीनस्थ पदों पर स्थानान्तरण एवं तैनाती । 

( 1 ) निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों की किसी विशेष पद पर तैनाती जिला 
पुलिस अधीक्षक , इकाई प्रमुख एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर की 
जायेगी । 
निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों का कार्यकाल एक जिला में 05 वर्ष , एक क्षेत्र में 
08 वर्ष तथा इकाइयों में समेकित रूप से 08 वर्ष का होगा । क्षेत्र के अंदर एक जिला से 
दूसरे जिला में इनका स्थानान्तरण समिति द्वारा किया जायेगा , जिसके अध्यक्ष क्षेत्रीय पुलिस उप 
महानिरीक्षक / पुलिस महानिरीक्षक होंगे एवं संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक सदस्य रहेंगे । 
निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों का अन्तर क्षेत्र तथा जिलों एवं इकाइयों के बीच 
अन्तर - स्थानान्तरण के निमित्त पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरांत 
समितियों का गठन कर सकेंगे । 

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव , 

सरकार के प्रभारी सचिव । 

2 अप्रील 2022 
सं ० एल ० जी०-01-05 / 2022-2827 / लेज — बिहार विधान मंडल द्वारा 
० 

द्वारा यथापारित और महामहिम 
राज्यपाल द्वारा dated - 01 April , 2022 को अनुमत बिहार पुलिस ( संशोधन ) अधिनियम , 2022 ( बिहार 
अधिनियम 05 , 2022 ) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित 

) 
किया जाता है , जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड ( 3 ) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी 
भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव , 

सरकार के प्रभारी सचिव । 
[ Bihar Act 05 , 2022 ] 
THE BIHAR POLICE ( Amendment ) Act , 2022 

AN 

Act 
TO AMEND SUB - SECTION - 1 OF SECTION - 10 OF BIHAR POLICE ACT , 
2007 ( BIHAR ACT 7 , 2007 ) . 

BE IT ENACTED BY THE STATE LEGISLATURE OF BIHAR IN THE 
SEVENTY THIRD YEAR OF THE REPUBLIC OF INDIA AS FOLLOWS : 
1. Short title , extent and commencement.- ( 1 ) This Act may be called Bihar Police 
( Amendment ) Act , 2022 . 

( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 

( 3 ) This Act shall come into force from the date of its publication in the 
official Gazette . 


st 


> 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 अप्रील 2022 
2. Amendment in sub Section- ( 1 ) of Section - 10 of the Bihar Act 7 , 2007.- Sub 
Section- ( 1 ) of Section - 10 of the said Act , 2007 shall be substituted by the 
following 

" ( 10 ) Transfer and posting on subordinate posts . 
( 1 ) The posting of police personnel from Inspector to constable level on a 

particular post shall be done by the District Superintendent of Police , 

Unit Chief and Director General of Police within their jurisdiction . 
The tenure of police personnel from inspector to constable level will be 05 years in a 
District , 08 years in the Range and 08 years in Units as a whole . Within the Range , their 
transfer from one district to another will be made by the committee , which will be headed by 
the Regional Deputy Inspector General of Police / Regional Inspector General of Police and 
the Superintendent of Police of the respective districts will be members . The Director 
General of Police will be able to constitute committees after the approval of the State 
Government for the purpose of inter - regional transfer of police personnel from inspector to 
constable level and for inter - transfer between districts and units . " 

Jyoti Swaroop Srivastava , 
Secretary incharge to the Government . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 175-571 + 400 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


